रजिस्ट्री सं० डी -21 


REGISTERED No. D - 222 


. 


सम्पपब जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 38 ]] 

मई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1971 ( भाद्र 27 , 1893 ) 
No. 38 ] NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1971 ( BHADRA 27 , 1893 ) 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compllation ) 

भाग III -- खण्ड 4 

( PART III --SECTION 4 ) 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, भावेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है 
(IMiscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices 

issued by Statutory Bodies) 


रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 
( केन्द्रीय कार्यालय ) 

कृषि ऋण विभाग 
बम्बई-18, दिनांक 2 सितम्बर 1971 
सं० 26/ ए . 18- 71 / 72 -- बैंक विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 36 A की उपधारा ( 2 ) के साथ पढ़े जाने 
वाले धारा 56 के खंड (ZA) के अनुसरण मे रिज़र्व बैंक 

ऑफ इंडिया इसके जरिये यह अधिसूचित करता है कि निम्न 
लिखित बैंक उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राथमिक 
सहकारी बैक नही रह गए है : 
क्रम सं० प्राथमिक सहकारी बैंक का नाम राज्य/संघशासित क्षेत्र 
1 , कोलाबा जिला प्राथमिक शिक्षा सहकारी महाराष्ट्र 

पतपेढ़ी मर्यादित 

अलीबाग , जिला कोलाबा । 
2. डब्ल्यू० एच० अंडी एण्ड कं० एम्प्लाईज -- बही - - 
कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड 
बेण्डी हाउस, 12- 14 वीर नरिमन 

रोड, बम्बई- 1 । 
3 . एसो एम्प्लाईज़ कोआपरेटिव सोसाइटी 

तमिल नाडु 
लिमिटेड, रूम नं . 2 
बाम्बे म्युचुअल बिल्डिंग आनेक्सी 
लिंधी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 1 । 
4. दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाक कोआपरेटिव -- -वही -- 

सोसायटी लिमिटेड , 7 पर्स्ट लाइन बीच । 
एस० बी० आई० बिल्डिग्स , मद्रास - 1 । 


5. कलकत्ता डिविजन लाइफ इन्शुरन्स एम्प्लाईज 

कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल 

4, चित्तरंजन एवेन्यु , कलकत्ता - 13 । 
6 , ईस्टर्न एण्ड नार्थ- ईस्ट फ्रंटीयर रेलवे -- - वही - - 

जूनियर कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड , 
ईस्टर्न रेलवे डिविजन आफिस बिल्डिंग 

सियालदा , कलकत्ता- 14 । 
7 . मरीन एण्ड इन्जीनियरिंग कोआपरेटिव एण्ड - - वही - - 
श्रिफ्ट सोसाइटी लिमिटेड , 6, गार्डन रीच 

रोड , टी० टी० शेड्स , कलकत्ता -43 । 
8. मेटल एण्ड स्टील फैक्ट्री 

- - वही - - 
कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड 
इचापूर, पो० आ० इचापुर 

नवाबगंज, जिला 24 परगना । 
9. टर्नर कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड - -वही - - 

___ 6, लायन्स रेन्ज कलकत्ता 
10. बोल्टाज एम्प्लाईज़ कोआपरेटिव क्रेडिट -- - वही - - 

सोसाइटी लिमिटेड 
8, नेताजी सुभाष रोड़ 
क्लाइव बिल्डिंग्स ( ब्लॉक ए० ) 
कलकत्ता- 1 । 

एम० वी० हाटे , ज्वायंट चीफ आफिसर 


M249GI / 71 


2229 


2230 


4 
- - 


- 


- - - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 1971 (BHADRA 27 , 1893 ) [ PART III-- - SK 
- - -- - - - - - - - - 

- - - - - - 
बम्बई , दिनांक 18 सितम्बर 1971 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


जो प्रतिभूतियां खो आदि गई है और जिनके संबंध में यह विश्वास करने के लिए प्रत्यक्षतः आधार हैं कि वे खो गई है और उनके आवेदकों 
का दावा न्यायपूर्ण है, उनकी निम्नलिखित ( 31 मार्च 1971 को समाप्त हुई तिमाही की ) सूची का विज्ञापन पब्लिक डेट अधिनियम , 1944 की 
धारा 28 के अधीन भारत सरकार द्वारा बनायी गयी और 20 अप्रैल 1946 के भारत के राजपन में प्रकाशित ( दिनांक 29 अप्रैल 1954 की 
अधिसूचना सं० एफ० ( 8 ) ( 70 ) -बी०/ 52 के अधीन संशोधित ) की गयी नियमावली के नियम 18 के अनुसार इसके द्वारा किया जाता है । 
नीचे जिन संबंधित दावेदारों के नाम दिये गये है उनको छोड़कर अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों , जिनका इन प्रतिभूतियों पर कोई दावा हो , को चाहिए 
कि ये मुख्य लेखापाल, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ( केन्द्रीय कार्यालय ) , लेखा और व्यय विभाग, केन्द्रीय ऋण अनुभाग , बंबई को तुरंत सूचित करें : 

सूची क 


प्रतिभूति की संख्या 


मूल्य 
( रु० ) 


किसके नाम जारी 

की गई 


किस तारीख 
से व्याज 
देय है 


अनुलिपि जारी करने जारी किये गये आदेशो की 

और / या भुगतान संख्या और तारीख 
मूल्य की अदायगी 
के लिए दावा 
करने वाले ( लों ) 
का ( के ) नाम 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4) 


(5 ) 


( 6 ) 


" बीयाय 007057 -59 
( 3X 100 ) 


बीवाय 371276 


बीवाय 371277 
बीवाय 371278 
बीयाय 371279 
बीवाय 371280 
बीवाय 371281 


बंबई सकिल 

3 % रक्षा बांड , 1946 
300/ - रिजर्वबैंक ऑफ इंडिया 1 अगस्त 1940 बी०सी०कुचर, केस सं० एल०1472-उप 

अध्यक्ष, श्री मुरिगेय्या मैनेजर के आदेश, डायरी 
सिद्रमय्या स्वामी सं०सी०ओ० 164 तारीख 

बागोजीमठ ट्रस्ट 17मार्च 1971 । 
3 % परिवर्तन ऋण, 1946 
200/- धनकोरबाई हरिदास , 

वंदना कुंजविहारी केस सं० एल० 1447-उप 

( नाबालिग ) मैनेजर के आदेश , 
500/- माकरबाई जादवजी , 16 मार्च 1968 पार्वतीबाई जादवजी डायरी , सं० सी०ओ० 56 
1, 000/- | पार्वतीबाई जादवजी और 

और डायरी , तारीख 30 जनवरी , 
10, 000/- लक्ष्मीबाई जादवजी या 

लक्ष्मीबाई जादवजी 1971 । 
25, 000/ - | इनमें से कोई एक 

200 /- J 
1 , 000/ - नारायण दामोदर कोत - 16 गितंबर 1961 नारायण दामोदर केस सं० एल० 1 476- उप 

कोतवाल और मैनेजर के आदेश , 
मनोरमा एन० डायरी सं० सी० ओ० 61 

कोतवाल तारीख 1 फरवरी 1971 । 
20, 000/- जमनाबाई गोविंदजी 16 सितंबर 1961 स्वर्गीय सुशीलाबाई केस सं० एल0 1376- उप 
माधवजी , दामोदर गोविंद जी 

माधवजी डी०मोरार- मैनेजर के आदेश , 
माधवजी , लेडी 

जी के उत्तरजीवी डायरी सं० सी० ओ० 
प्रेमलीला विट्ठलदास 

प्रेमलीला वी ठाकरसी , 188 तारीख 26 मार्च 
ठाकरसी, मुंदरबाई हंसराज 

सुंदरबाई हंसराज 1971 
प्रागजी ठाकरसी , और 

प्रागजी ठाकरसी , 
कल्याणजी कानजी 

रणजीतसिंह लीला 
मेघजी या इनमें से 

धर कारा 
कोई दो 


बीवाय 300303 


पाल 


* बीवाय 228406 - 07 
( 2X10, 000 ) 


PART III _ SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 1971 ( BHADRA 27 , 1893 ) 


2231 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


(1) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6 ) 


* बीवाय 069437 


* बीवाय 096036 


" बीवाय 026533 


* बीवाय 033373 


* बीवाय 079883 


31 % राष्ट्रीय परियोजना ऋण , 1964 
100/- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 19 अप्रैल 1955 पटेल देवराज साम केस सं० एल०1500-उप 

जी भूत मैनेजर के आदेश , डायरी 

सं० सी० ओ० 32 तारीख 

22 जनवरी 1971 । 
500/- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 19 अप्रैल 1957 डी० पी० पांडे केस सं० एल० 1409-उप 

मैनेजर के आदेश, डायरी 
सं० सी० ओ० 33 तारीख 

22 जनवरी 1971 । 
100/- रिज़र्वअंक ऑफ इंडिया 19 अक्तूबर 1957 पटेल रवजी करशन केस सं० एल० 143 5-उप 

और मनजी करशन मैनेजर के आदेश , डायरी 

सं० सी० ओ० 60 तारीख 

1 फरवरी 1971 । 
200/ - रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 19 अप्रैल 1954 पटेल मोहनभाई कस स० एल० 1 474 उप 

गोगजी भाई डुंगर मैनेजर के आदेश , डायरी 

सं० सी० ओ० 88 तारीख 

12 फरवरी 1971 । 
500/- रिजर्व बैंक ऑफ इडिया 19 अप्रैल 1954 मेसर्स भगवानदास कस सं० एल० 1496 -उप 

शोमलाल जैन मैनेजर के आदेश , डायरी 

सं० सी० ओ० 104 

तारीख 19 फरवरी 1971 । 
कलकत्ता सकिल 

3 % प्र० वि० ऋण, 1970- 75 
500 /- नथुराम अगरवाला 15- 4- 1965 नथुराम अगरवाला केस सं० 765, मैनेजर का 

आदेश , तारीख 23 फरवरी 

1971 , फाइल सं० [ 2197 
नई दिल्ली सकिल 
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 -- बी० सिरीज 
1 4 ग्राम बचन सिह 27-10- 1966 बचन सिंह एल० एन० 5 14 तारीख 

12 जनवरी 19711 
____ 31 % राष्ट्रीय परियोजना ऋण, 1964 
100/- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 18- 4 - 1956 स्टेट बैंक ऑफ एल० एन० 515 तारीख 

पटियाला,नारनौल 31 मार्च 1971 । 


* सी०ए० 068464 


* डो०एच० 00 3 103 


[ 


*डोएच0 0 1 3067 


* एम०एस० 010916 


15 ग्राम 


मनास सफिल 
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बोड, 1980- - ए सिरीज 
श्री एल०विश्वनाथन 27-10- 1968 श्री एल० विश्वनाथन मैनेजर का आदेश सं० 

डीवाय० सी० ओ० 28 
एल० एन० 1022 तारीख 
21 जनवरी 1971 । 


2232 


THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 1971 ( BHADRA 27 , 1893 ) 


[ PART III -- SEC, 4 


( 1 ) 


(- 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


@ एम०एस० 046869 


123845 


31 % राष्ट्रीय परियोजमा ऋण, 1964 
1, 000/- पंचायत बोर्ड , 19-10- 1963 पंचायत बोर्ड, तिराली मैनेजर का आदेश सं० डीवाय 
तिराली 

सी० ओ० 54/ एल० 
एन० एम० आई० एस० 
सी० 250 तारीख 5 

फरवरी 1971 । 
3 % प्रथम विकास ऋण , 1970- 75 
500/- रिजर्व बैंक ऑफ 15- 4-1970 श्री कृष्णस्वामी नरसिहन मैनेजर का आदेश सं० डी० 
इंडिया 

वाय० सी० ओ० सं० 102 
एल० एन० 10 49 तारीख 

22 फरवरी 1971 । 
नागपुर सकिल 

राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड , 1980 - - यो सिरीज 
48 ग्राम विजया श्यामकांत 27 - 10 - 1966 विजया श्यामकात सी० ओ० 305 तारीख 
मोहोनी 

मोहोनी 

20 जनवरी 1971 । 


* एन०जी० 000489 


*शिथल की गयी क्रियाविधि के अधीन 3 वर्षों के बाद अनुलिपि जारी करने /भुगतान मूल्य अदा करने का प्राधिकार दिया गया । 

@ तुरंत अनुलिपि जारी करने / भुगतान मूल्य अदा करने का प्राधिकार दिया गया । 
तारीख 24 अप्रैल 1971 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की खो , आदि गयी प्रतिभूतियों की सूची के संबंध में शुद्धि -पत्र 


पष्ट 


प्रतिभूति की संख्या 


ऋण 


मूल्य स्तंभ निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित पढ़िए 


6 * बीवाय 


016645 


100 3 


देवराज दहिफले का 
आन्मज नारायणराव 


देवराज दहिफले का 
आत्मज नारायणराव 


चार प्रतिशत हैदराबाद 
राज्य विकास ऋण, 

1963 
31 % राष्ट्रीय परियो- 
जना ऋण , 1964 


11 * एम०एस०052849 


500 4 


अतिम छमाही अर्थात् प्रति - अंतिम छमाही अर्थात् प्रतिदान 
दान किये जाने की तारीख किये जाने की तारीख तक का 
तक व्याज 

ब्याज अदा किया गया । 


जे० एस० नरुला 

__ मुख्य लेखापाल 
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 

( केन्द्रीय कार्यालय ) 
लेखा और व्यय विभाग 
केन्द्रीय ऋण अनुभाग 

बम्बई - 1 


स्टेट भेक ऑफ इंडिया 


( केन्द्रीय कार्यालय ) 


( 1 ) श्री ए० एस० माजिया , उप - सचिव , ( आपरेशन्स ) , 

अहमदाबाद मंडल । 
( 2 ) श्री एस० के० दत्त ( 2), स्थानापन्न उप - सचिव (नियोजन 

तथा स्टाफ ) , अहमदाबाद मंडल । 
( 3 ) श्री आर० डेसिकन , एजेट , मुख्य शाखा, अहमदाबाद । 


बम्बई , दिनांक 20 अगस्त 1971 


इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में 1 जुलाई 1971 से की गई 
निम्नलिखित नियुक्तियों की अधिसूचना दी जाती है :- -- 


टी० आर० वरदाचारी प्रबंध -निदेशक 


PART IIT - -SEC . 41 


THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 1971 ( BHADRA 27 , 1893 ) 


2233 


नई दिल्ली , दिनांक 3 सितम्बर 1971 
श्री एन० एन० महाजन , स्टाफ अफसर, प्रथम श्रेणी 
ने दिनांक 13 जून 1970 से नई दिल्ली स्थानीय 
प्रधान कार्यालय के विदेशी विनिमय विभाग में अधीक्षक के रूप 
में कार्यभार सम्भाला । 

श्री जी० डी० शर्मा, अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनाक 29 
जून 1970 से दिल्ली कैन्ट शाखा में क्षेत्र अधिकारी के रूप मे 
कार्यभार सम्भाला । 

श्री आर० एन० बजाज , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनांक 
13 अगस्त 1970 से नजफगढ़ रोड ( नई दिल्ली ) शाखा मे 
क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण कार्यभार सम्भाला । 

श्री टी० पी० जिन्दल , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनाक 13 
अक्तूबर 1970 की कार्यसमाप्ति से दिल्ली शाखा में क्षेत्र 
अधिकारी के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री एच० के० एल० डाबर , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने 
दिनांक 15 अक्तूबर 1970 कार्य प्रारम्भ से स्थानीय प्रधान 
कार्यालय नई दिल्ली के विदेशी विनिमय विभाग मे तृतीय 
सहायक के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री आर० एन० मेहरोत्रा , अधिकारी, प्रथम श्रेणी ने दिनांक 
2 नवम्बर 1970 से स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के 
विकास विभाग में क्षेत्र अधिकारी का कार्यभार सम्भाला । 

श्री एस० के० बतरा, अधिकारी प्रथम श्रेणी, ने दिनाक 7 
नवम्बर 1970 के प्रभाव से दिल्ली कैन्ट शाखा में क्षेत्र अधि 
कारी के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री एच० के० गुता, अधिकारी द्वितीय श्रेणी , ने दिनाक 
26 दिसम्बर 1970 कार्यसमाप्ति से धर्मशाला शाखा में ट्रेनी 
एकाउन्टेन्ट के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री जी० एल० कपूर , अधिकारी द्वितीय श्रेणी, ने दिनाक 
30 दिसम्बर 1970 से सैक्टर 30, चन्डीगढ़ शाखा मे अभिकर्ता 
का कार्यभार सम्भाला । 

श्री उमेदसिह, अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनाक 7 जनवरी 
1971 से स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के विकास 
विभाग में क्षेत्र अधिकारी का कार्यभार सम्भाला । 

श्री आर० सी० गुप्ता, अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनांक 25 
जनवरी 1971 से न्यू रोहतक रोड़ ( नई दिल्ली ) शाखा में 
अभिकर्ता के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री सी० पी० बिरमानी, अधिकारी प्रथम श्रेणी , ने दिनाक 
8 फरवरी 1971 कार्यसमाप्ति से स्थानीय प्रधान कार्यालय नई 
दिल्ली के विकास विभाग में क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यभार 
सम्भाला । 

श्री जे० एस० भटनागर , स्टाफ अफसर, तृतीय श्रेणी ने 
स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के कार्मिक विभाग में श्री 
आर० पी० कपूर , स्टाफ अफसर तृतीय श्रेणी के स्थान पर 
दिनांक 13 फरवरी 1971 कार्यसमाप्ति मे कार्मिक अधिकारी 
के रूप में कार्यभार सम्भाला । 


श्री आर० पी० कपूर , स्टाफ अफसर, तृतीय श्रेणी, ने 
दिनांक 20 फरवरी 1971 कार्यसमाप्ति से स्थानीय प्रधान 
कार्यालय नई दिल्ली के लेखा विभाग में सीनियर अकाउ 
न्टेन्ट के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री गुरदीप सिह, अधिकारी प्रथम श्रेणी दिनांक 3 मार्च 
1971 कार्यसमाप्ति से नजफगढ़ रोए ( नई दिल्ली ) शाखा 
मे क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री सी० बी० रूद्रा, स्टाफ अफसर , तृतीय श्रेणी ( आई० 
बी० आई० ) ने दिनाक 25 मार्च 1971 से श्री पी० सी० 
सोई, अधिकारी प्रथम श्रेणी के स्थान पर स्थानीय प्रधान कार्यालय 
नई दिल्ली के प्रमिसिज विभाग में प्रेमिसिज अधिकारी के रूप 
मे कार्यभार सम्भाला । 

श्री ओ० पी० आनन्द , अधिकारी प्रथम श्रेणी के स्थान 
पर श्री एस० पी० जैन , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनाक 27 
मार्च 1971 से 5 जून 1971 तक पालमपुर शाखा का अस्थाई 
परन्तु पूर्ण कार्यभार सम्भाला । 

श्री आर० सी० कपूर , स्टाफ अफसर द्वितीय श्रेणी के 
स्थान पर श्री के० सी० मेहरा , स्टाफ अफसर द्वितीय श्रेणी 
ने दिनाक 5 अप्रैल 1971 कार्यसमाप्ति से स्थानीय प्रधान 
कार्यालय नई दिल्ली के प्रतिभूति विभाग मे अधीक्षक के रूप 
रूप में कार्यभार सम्भाला । 
___ श्री सतीश कुमार, अधिकारी प्रथम श्रेणी, ने दिनांक 30 
मार्च 1971 कार्यसमाप्ति से स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली 
के विकास विभाग मे क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री एल० डी० नागपाल , अधिकारी प्रथम श्रेणी के 
स्थान पर श्री खातू राम , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनांक 
17 अप्रैल 1971 कार्यसमाप्ति से सदर बाजार ( दिल्ली ) शाखा 
मे अभिकर्ता के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री ओ० पी० भाटिया , अधिकारी प्रथम श्रेणी, दिनांक 28 
अप्रैल 1971 कार्यसमाप्ति से नारायणगढ़ शाखा का अस्थाई 
परन्तु पूर्ण कार्यभार सम्भाला । 

श्री एस० मी० भट्टाचार्जी, स्टाफ अफसर प्रथम श्रेणी के 
स्थान पर श्री आर० सी० कपूर , स्टाफ अफसर द्वितीय श्रेणी ने 
एडवांस विभाग मे अधीक्षक के रूप में दिनांक 30 अप्रैल 1971 
कार्यसमाप्ति से कार्यभार सम्भाला । 
___ श्री एस० मी० गलहोत्रा , अधिकारी द्वितीय श्रेणी, के स्थान 
पर श्री एस० आर० गुप्ता , अधिकारी द्वितीय श्रेणी ने दिनांक 
30 अप्रैल 1971 कार्यसमाप्ति से 12 जून 1971 तक चम्बा 
शाखा का अस्थाई परन्तु पूर्ण कार्यभार सम्भाला । 


श्री एम० सी० तनेजा, स्टाफ अफसर प्रथम श्रेणी के स्थान 
पर श्री जे० सी० कुमरिया, स्टाफ अफसर द्वितीय श्रेणी ने 
दिनाक 8 मई 1971 कार्यसमाप्ति से दिल्ली शाखा मे अभिकर्ता 
के रूप में कार्यभार सम्भाला । 


श्री ओ० पी० आनन्द, अधिकारी, प्रथम श्रेणी, के स्थान 
पर श्री के० एस० कोहली , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनांक 


2234 


THE GAZETTE OFINDIA, SEPTEMBER 18 , 1971 ( BHADRA 27, 1893 ) 


[ PART IIT - SEC, 4 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


नामों का क्रम योग्यतानुसार है । 


नाम 


श्रेणी 


पोजिसन 


1. श्री दिलीप नारायण अठावले द्वितीय प्रथम 
2. श्री एस० गनपथी द्वितीय द्वितीय 
3. श्री लखबीर सिह ढिल्लन द्वितीय तृतीय 
4. श्री रवी मोहन सक्सेना द्वितीय चतुर्थ 


दिनाक 9 जून 1971 
स० 5 ( 35 )/ 71-शिक्षा -- निम्नलिखित छात्र अप्रैल, 1971 
में होने वाली खाण्डसारी सुपरवाइजर कोर्स एवं खाण्डसारी 
कारीगर ( आर्टीजन ) कोर्स की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित 
किए गए । 

नामो का क्रम योग्यतानुसार है । 


नाम 


श्रेणी 


पोजीसन 


5 जून 1971 कार्यसमाप्ति से पालमपुर शाखा में अभिकर्ता 
के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री डी० एन० चौधरी , अधिकारी प्रथम श्रेणी के स्थान 
पर श्री जी० सी० मित्तल , अधिकारी प्रथम श्रेणो ने दिनांक 
10 जून 1971 कार्यसमाप्ति से कमला नगर (दिल्ली ) शाखा में 
अभिकर्ता के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री पी० एन० सक्सेना, अधिकारी प्रथम श्रेणी के स्थान पर 
श्री एस० एन० कठूरिया , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने इन्डियन 
इन्स्टीट्यूट आफ टैकनालोजी ( नई दिल्ली ) शाखा मे दिनाक 
14 जून 1971 कार्यसमाप्ति से अस्थाई रूप मे अभिकर्ता का 
कार्यभार सम्भाला । 

श्री एच० सी० विशनोई , स्टाफ अफसर , प्रथम श्रेणी के 
स्थान पर श्री एस० सी० भट्टाचार्जी, स्टाफ अफसर प्रथम श्रेणी 
ने स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के जिला तीन के अधीक्षक 
के रूप मे 23 जून 1971 कार्यसमाप्ति से कार्यभार सम्भाला । 

श्री एस० एल० मलहोत्रा, अधिकारी प्रथम श्रेणी के स्थान 
पर श्री ओ० पी० आनन्द , अधिकारी प्रथम श्रेणी, ने दिनाक 3 
जुलाई 1971 कार्यसमाप्ति से निर्माण भवन ( नई दिल्ली ) 
शाखा में अभिकर्ता के रूप में कार्यभार सम्भाला । 
___ श्री टी० एन० मलहोत्रा , अधिकारी प्रथम श्रेणी , ने दिनाक 
5 जुलाई 1971 कार्य प्रारम्भ से मैडीकल इन्स्टीट्यूट , चन्डीगढ़ 
शाखा मे अभिकर्ता का कार्यभार सम्भाला । 
___ श्री एम० एस० भटनागर , स्टाफ अफसर तृतीय श्रेणी के 
स्थान पर श्री एस के सिगल , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनाक 
10 जुलाई 1971 कार्यममाप्ति से नाहन शाखा में अभिकर्ता 
के रूप में कार्यभार सम्भाला । 

श्री एच० मी० भम्बानी , स्टाफ अफसर , प्रथम श्रेणी ने 
दिनांक 23 जलाई 1974) के प्रभार से स्थानीय प्रधान कार्यालय 
नई दिल्ली के जिला एक के अधीक्षक के स्टप में कार्यभार 
सम्भाला । 

श्री एम० बी० माथुर , अधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनाक 26 
दिसम्बर 1970 कार्य प्रारम्भ से स्थानीय प्रधान कार्यालय नई 
दिल्ली के साधन -विकास मैल में क्षेत्र अधिकारी के रूप में 
कार्यभार सम्भाला । 

एच० सी० सरकार, राचिव एव कोषाध्यक्ष 


द्वितीय 


चतुर्थ 


पचम 


1. श्री एल० इवोहल सिह द्वितीय प्रथम 
2 . श्री कमला कान्त 

द्वितीय 
3. श्री राम सिह अहीर द्वितीय तृतीय 
4 . श्री राम नगीना सिह द्वितीय 
5. श्री पी० नाबाकुमार सिंह द्वितीय 

खाण्डसारी कारीगर ( आर्टीजन ) 
1 . श्री भानू प्रताप सिह चन्देल 
2. श्री भगवान सिह 

द्वितीय द्वितीय 
3. श्री हरी शंकर 

द्वितीय 
4. श्री शिवनारायण करील द्वितीय चतुर्थ 

सुरेश चन्द्र गुप्त, निदेशक 


प्रथम 


प्रथम 


तृतीय 


- 


- 


म 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कृषि मन्त्रालय 
राष्ट्रीय शर्करा संस्था 
( खाद्य विभाग ) 

कार्यादेश 
कानपुर, दिनाक 29 दिसम्बर 1970 
सं0 5 ( 33 )/ 70 शिक्षा --निम्नलिखित विद्यार्थी नवम्बर , 
1970 की शुगर इंजीनियरिग मर्टीफिकेट कोर्स की अंतिम 
परीक्षा में उत्तीर्ण घोपित किए गये । 


संचार विभाग 

( डाक तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली , दिनाक 1 सितम्बर 1971 
स० 25/ 69/ 71- एल० आई० - श्री उमा नाथ बाजपेयी की 
क्रमांक 60479--पी० दिनांक 31- 5- 54 की 2000/ - रुपये 
की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके संरक्षण से गुम हो 
गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक 
दिया गया है । उपनिदेशक , डाक जीवन बीमा , कलकत्ता को बीमा 
दार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिये 
गये है । जनता को चेतावनी दी जाती है कि मल पालिसी के संबंध 
में कोई लेन - देन न करे । 


ग० किशार , निदेशक , 

डाक जीवन बीमा 


PART III - SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OFINDIA , SEPTEMBER 18 , 1971 ( BHADRA 27 , 1893 ) 


2235 


। 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1971 
सं० इन्स० 1. 2 ( 1 ) 1 / 71 - -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम , कर्मचारी राज्य 
बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के संशोधन का निम्नलिखित 
पांशु- लेख जैसा कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) के अनुसार अपे 
क्षित है उन सभी व्यक्तियो की सूचनार्थ प्रकाशित करती है , 
जोकि उसके द्वारा प्रभावित होने वाले है, और यह नोटिम दिया 
जाता है कि शोधन के पांउ -लेख पर तारीख 4 अक्टूबर , 1971 
या इसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 


उपरोक्त संशोधन के पांडु लेख के विषय में किसी भी व्यक्ति 
से निर्दिष्ट तिथि से पूर्व प्राप्त विरोध अथवा सुझाव को उक्त निगम 
विचार करेगी । 

कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 

1950 के संशोधन का पाण्ड -लेखा 
31- ख : - - ठ्याज की बसूली विनियम 31-क के अन्तर्गत कोई भी 

देय व्याज भू - राजस्व के अवशेष 
के सदृश वमूल किया जा सकेगा । 
बी० आर० मदान , उप-बीमा 

आयुक्त 


- - - 


MAIL 


RESERVE BANK OF INDIA 


Tamil Nadu 


4 . The State Bank of Indin Stall ( 0 

operative Society Ltd. , 7 , First Line 
Beuch , State Bank of India Puildings. 
Madras- 1 . 


Agricultural Credit Department 


Central Ofice 


West Bengal 


Bomhar , the 2nd September 1971 


5 . Calcutta Division Life Insurance 

Employees Co - operative Credil So 
ciety Lrd., 4 , Chittaranjan Avenic . 
Calcutta - 13 


Ret . No. ACD. 26/ A ,18 - 71 / 72 - In pursurance of sub- section 
( 2 ) of Section 36A read with clillise (za ) of section 56 of the 
Banking Regulation Act , 1949, the Reserve Bank of India hereby 
notifies that the following banks have ceased to be primary 
co -operative banks within the micaning of the said Act . 


6 . Eastern & North East Frontier 

Railway Junior Co - operative Credit 
Society Ltd ., F. Railway Divisional 
Office Building , Scaldali , Calcutlu - 14 . 


-- - . - 


- . - . 


7. Marine & Engineering Co- operative 

and Thrift Society Lid . , 6 , Garden 
Roach Road, T . T . Sheds, Calcul11 - 43. 


Sr . Name of the primary co -operative 
No. bank 


State /Union 
Territory 


- - 


- - 


- 


.. - - • - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


1 . Koluba Zilla Prathamik Shikshak Maharashtra 

Sahakari Patpedhi Maryadit, Alibay . 
Dist. Kolaba . 


8 . Metal & Steel Factory Co - operative 

Credit Society Ltd., Ichaporc . P. 0 , 
Ichapore , Nawabganj. District 24 
Parganas. 


9 . Turner Co - operative Credit Society 

Ltd ., 6 , Lyons Range , Calcutta- 1 . 


2. W . H . Brady & Co. Lmployces Co 

operative Credit Society Ltd . , Brady 
House , 12 - 14 , Veer Niriman Road, 
Bombay- 1 . 


10 . Voltas Employees Co- operative 

Credit Society Ltd. , 8 , Netaji Subhas 
Roud , Clive Buildings , ( Block A ). 
Calcutia - 1 . 


Tamil Nadu 


3 . Esso Employees Co - operative Society 

Ltd. , Room No . 2 , Bonibay Mutual 
Building Annexe, Linghi Chetty 
Street, Midrag - 1 . 


M . V . Hate 
Joint Chief Officer 


Bombay , the 18th September 1971 


In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act , 1944 and published in 
the Gazette of India of the 20th April 1946 ( as amended under Notification No. F. ( 8 ) ( 70 ) - B / 52 dated 29th April 1954 ) the following list 
(for the quarter cndcc 31st March 1971 ) is hereby advertised of sccurities lost etc . in respect of which prima facie grounds exist for believ 
ink that the securities have been lost and that the claim of applicants is just, All persons other than the respective 
Clainiants named below who have any claim upon the securitics should communicate immediately with the Chief Accountant, Reserve , 
Bank of India , Central Oilice , Department of Accounts and Expenditure , Central Debt Section , Bombay . 


LIST A 


No . of security Value 

Rs 


In whose nime issued 


Form what date bearing 

interest 


No . and date of orders 

isslied 


Nanmc ( s ) of clainmant ( s ) 
for issue of Juplicate 
und /or payment of 

discharge value 
- - -- - - - - 


____ (1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 6 ) 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - - 


BOMBAY CIRCLE 
3 % Defence Bonds, 1946 
Ist August 1940 


* BY007057 - 59 

( 3X100 ) 


300 /- Reserve Bank of India 


B . C . Kuchanur, Chair - Case No . L . 1472 

man Shri Murigcyya Dy . Manager s Orders 
Sidramayya Swani Diury No . C . O . 164 
Bagojimath Trust . 

dated 171h March 
1971 . 


2236 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 1971 ( BIIĄDRA 27 , 1893 ) 


[ PART III — S 


4 


(1) 


(2) 
(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


BY 371276 
BY 371277 
BY 371278 
BY 371279 
BY 371280 
BY 371281 
BY 300303 


BY 228406 - 07 
(2 x 10 ,000 ) 


3 % Conversion Loan , 1946 
2001- ) Dhankorebai Haridas, 16 March 1968 

Vandana Kunjvihari Case No . L . 1447 - Dy 
500 /- Sakerbai Jadavji , 

(minor), Parvatibai Manager s Ordors , 
1 , 000 / - Parvatibai Jadavji 

Jadavi and Laxmibai Diary No. C . O . 56 
10 , 000 /- & Laxmibai Judavji 

Jadavji 

clated 30th January 1971 
25, 000 /- | or any one of them . 

200 /- ) 
1,000 /- Narayan Damodar 16th September 1961 Narayan Damodar Kot- Case No . L . 1476 -Dy . 
Kotwal 

wal and Manorama N . Manager s Orders , 
Kotwal. 

Diary No. C . O . 61 
dated 1st February 

1971, 
20 ,000 /- Jamnabai Govindice 16 th September 1961. Prcmlili V . Thackcrsey , Case No . L , 1376 - Dy. 
Mudhavjec , Damod 

Sunderbai Hansraj Manager s Orders , 
her Govindjee Mud 

prayji Thackerscy , Diary No. C . O . 188 
howjec Lady Prem 

Ranjitsinh Liladhar dated 26th March 1971 
lila Vithaldas Thack 

Kora , Survivors of late 
crşey , Sunderbai 

Sushilabai Madhavji 
Hansraj Pragji Tha 

D . Moiasji 
ckerscy and Kalli 
anjec Canjec Meghjee 
or any two of them , 

34 % National Plan Loan , 1964 
100 / - Reserve Bank of India 19th April , 1955 

Patel Devraj Samji Bhoot Case No . L 1500 -Dy, 

Manager s Orders , 
Diary No. C . O . 32 
dated 22nd January 

1971, 
500 / - Reserve Bank of India 19th April 1957 

D . P . Pande 

Case No . L . 1409 
Dy. Manager s 
Orders , Diary No . 
C . O . 33 dated 22nd 

January 1971. 
100 /- Reserve Bank of India 19th October 1957 

Patel Ravji Karshan and Caso No . L . 1435 -Dy, 
Manji Karshan , 

Manager s Orders , 
Diary No . C . 0 , 60 
dated 1st February 

1971 . 
200 / Reserve Bank of India 19th April 1954 . 

Patel Mohanbhai Gogji - Case No. L . 1474 - Dy . 
bhai Dungur . 

Manager s Orders , 
Diary No . C . O . 88 
dated 12th February 

1971. 
500 /- Reserve Bank of India 19th April 1954 

M /s. Bhagwandas Shob Case No. L . 1496 
halal Jain , 

Dy. Manager s 
Orders , Diary No. 
C . O . 104, dated 
191h February 1971. 


* BY 069437 


* BY 096036 


* BY 026533 


* BY 033373 


* BY 079883 


CALCUTTA CIRCLE 
3 % F . D . Loan 1970 -75 


* CA 068464 


500 / - Nathuram Agirwala 


15 - 4 - 1965 


Nathuram Agarwala 


Case No. 765, Manager s 

Order dated 23rd 
February 1971 , file 
No, I . 2197 . 


TTTD 


NEW DELHI CIRCLE 

National Defence Gold Bonds 1980 — B Series 
14 Gms. Bachan Singh 

27 - 10 - 1966 

Bachan Singh 


* DH 003103 


12th 


LN . 514 dated 

January 1971 


* DH 013067 


R . 100 /- Reserve Bank of India 


34 % National Plan Loan 1964 
18 -4 -1956 

State Bank of 

Narnaul. 


State Banku." 


Patiala , LN 515 dated 31st March 

1971 . 


MADRAS CIRCLE 

National Defenrı Gold Bonds 1980 A Series 
15 Gms. Shri L , Viswanathan 27- 10 - 1968 

Shri L , Viswanathan 


•MS 010916 


Manager s order No . 

Dy. Co. 28 / L. N . 1022 
dated 21st January 
1971. 


- - - - - --- 


- - - 


APART IJI - SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 1971 (BHADRA 27 , 1893 ) 


2237 


31 % National Plan Loan 1964 
@ MS 046869 1, 000 /- Panchayat Board Tirali 19 - 10 - 1963 

Panchayat Board Tirali Manager s Order No. 

Dy. Co , 54 /LN Misc . 
250 dated 5th Fe 

bruary 1971 . 
3 % First Development Loan 1970-75 
*MS 023845 500 / - Reserve Bank of India 15 -4 - 1970 

Shri Krishnaswami Manager s Order No . 
Narasimhan 

Dy . CO . No. 102/ 
LN 1049 dated 

22nd February 1971. 
NAGPUR CIRCLE 

National Defence Gold Bonds, 1980 - B Series 
NG 000489 48 Gms. Vijaya Shyamkant Mohoni 27- 10 - 1966 

Vijaya Shyamkant Mohoni C . . . 305 dated 20th 

January 1971 


* Issue of duplicate/ payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised . 
@ Immediate issue of duplicate /payment of discharge value authorised , 


Corrigendum to the list of lost , etc. Government of India Securities ( for the quarter ended 30th June 1970 ) published in the Gazette of India 

dated 24th April 1971 . 


List 


Page No. No. of Security 


Loan 


Value 


Column 
No . 


For 


Read as 


Rs . 


(1) 


(2) 


(3) 


(8 ) 


JOMBAY CIRCLE 
31 % National Plan Loan , 100 


17 


BY097445 


5 Gudisetti Vishwanathan 


Gudisetti Vishwanatham 


1964 


17 


19 
20 
20 
20 


200 


21 


+ BY098149 

Do. 100 3 Gudisetti Vishwanathan Gudsetti Vishwanathan 
S /o Veeranna ) 

S / o Vetranna. 
BY130377 3 % First Development 500 

1 * BY130377 

* BY130337 
Loan , 1970 -75 
@ BY097240 

34 % National Plan Loan , 10,000 6 Central Office latter No . Central Office letter No . 
BY077616 Do . 

1 BY077616 

* BY077616 
BY075228 Do . 

100 

5 Narayanarao S /o Deorao Narayanrao S /o Dcotao 
Dahiphale 

Dahlphale 
BY016645 4 % Hyderabad State 100 

3 Narayanarao S / o Devrao Narayanrao S /o Devrao 
Development Loan , 

Dahiphale 

Dabiphale . 
1963 , 
BY0092480 

10 | 3 Yogini Chaudrakant Yogini Chandrakant 
BY0092491 

50 1 Mehta 

Mehta . 
BY009250 i 64 % Gold Bonds 1977 100 T 6 Diary No. 0 . 0 . 793 Diary No. C . 0 , 739 dated 
BY0092531 

5 ,000 

datod 20th Sept . 1967 30th Sept . 1967 
BY006176 National Defence Gold 

Dy .Manager s Orders Dy. Manager s Orders 
Bonds 1980 ( B Serics) 107 gms, 6 dated 22nd May 1959 dated 22nd May 1969 . 
Five Year Interest Frçc — Head line | Published in terms of Rule Published in terms of Rule 
Prizo Bonds, 1949 . 

18 of the Public Rules , 18 of the Public Debt 
1946 . 

Rules , 1946 . 
CALCUTTA CIRCLE 
321764/65 34 % Loan 1965 800 /- cach 2 600 /- each 

800 /- each 
MADRAS CIRCLE 
*MS037314 37 % National Plan 

200 / Pariathambi 

Periathambi 
Loan 1964 
MS021925 3 % First Development 4 ,700 / 5 Sy. L . RM . Narayanan Sv . L . RM . Narayanan 
Loan 1970 -75 

Chattiar . 

Chettiar, 
M9001464 4 % Loan 1969 1 ,000 / 1 MS001454 

MS001464 
*MŞ001017 National Defence Gold 33 ms. 

4 14 - 12 -1968 

14 - 12 - 1965 
Bonds 1980 (Serles A ) 

HYDERABAD CIRCLE 
H037871 / 
3 3 % Loan 1360 - 70 Fasli 0 - 5 1 ,000 1 M037871/ 3 

HQ37871/ 3 

each 
HD000560 3 % First Development 500 

1 HDW0000560 

HD000560 
Loan 1970 - 75 . 


27 


S 


27 


J. S . NARULA 

Chief Accountant 
Reserve Bank of India 

Central Ofice 
Dopartment of Accounts and Expenditure 

Central Debt Section 

Bornbay . 


M249G [/71 — 2 


2238 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 1971 ( BHADRA 27 , 1893 ) 


(PART III — Sec , # 


ir 


: 


STATE BANK OF INDIA 

Control Ofico 


NOTICE 


Bombay, the 20th August 1971 
The following appointments on the Bank s staff effec 
tive from the 1st July 1971 are hereby notified : 

(i ) Shri A . S . Mongla to the Deputy Secretary 

(Operations ) , Ahmedabad Circle . 
( ii ) Shri S . K . Datta ( 2 ) to officiate as Deputy 

Secretary ( Planning & Staff ) , Ahmedabad 

Circle . 
( iii ) Shri R . Desikan to be Agent, Ahmedabad 

Main Branch , 


T , R . VARADACHARY 

Managing Director 


New Delhi, the 3rd September 1971 

NOTICE 
Shri N . N . Mahajan , Staff Officer , First Grade, took 
over as Superintendent, Foreign Exchange Department , 
New Delhi L . H .O ., with effect from the 13th June 1970 . 

Shri G . D . Sharma, Officer Grade 1, took over as 
Field Officer , Delhi Cantt . Branch , with effect from the 
29th June 1970 . 

Shri R . N . Bajaj, Officer Grade 1, assumed complete 
charge of Field Officer s duties at Najafgarh Road 
( New Delhi) Branch as from the 13th August 1970 . 

Shri T , P . Jindal, Officer Grade 1, took over as Field 
Officer, Delhi Branch , with effect from the close of busi 
ness on the 13th October 1970 . 

Şbri H . K . L . Davar , Officer Grade I, took over as 
Third Assistant, Foreign Exchange Department, New 
Delhi L . H . O ., with effect from the commencement of 
business on the 15th October 1970 . 

Shri R . N , Mebrotra, Officer Grade I, assumed 
charge of Field Officer s duties at Development Depart 
ment at New Delhi L . H . O . with effect from the 2nd 
November 1970 . 

Shri S . K . Batura , Officer Grade I, took over as Field 
Officer, Delhi Branch , with effect from the 7th Novem 
ber 1970 . 

Shri H . K . Gupta , Officer Grade II , took over as 
Trainee Accountant, Dharamsala Branch , with effect 
from the close of business on the 26th December 1970 . 

Shri G . L . Kupur , Officer Grade II, took over as 
Agent, Sector 30 , Chandigarh Branch , with effect from 
the 30th December 1970 . 

Shri Umed Singh , Officer Grade I, assumed charge of 
Field Oficer s duties at Development Department at 
New Delhị L . H . O . as from the 7th January 1971 . 

Shri R , C , Gupta , Officer Grade I , took over as Agent, 
New Rohtak Road (New Delhi ) Branch , with effect 
from the 25th January 1971 . - 

Shri C . P . Birmani, Officer Grade I , took over charge 
of Field Officer s duties at Development Department at 
New Delhi L . H . O . with effect from the close of business 
on the 8th February 1971. 

Shri J. S . Bhatnagar, Staff Officer , Grade II, took over 
as Personnel Officer , Personnel Department at New Delhi 


L . H . O . with effect from the close of 13th February 1971, 
vice Shri R , P . Kapur, Staff Officer, Third Grade . 

Shri R . P . Kapur, Staff Officer, Third Grade, took 
over as Senior Accountant , Accounts Department, New 
Delhi L . H . O ., as from the close of business on the 20th 
February 1971 . 

Shri Gurdeep Singh , Officer Grade 1, took over as 
Field Officer, Najafgarh Road (New Delhi) Branch , 
with effect from the close of business on the 3rd March 
1971 . 

Shri C . B . Rudra , Staff Officer, Grade III ( I. B .I. ), 
took over as Premises Officer , Premises Department, 
New Delhi L . H . O ., vice Shri P , C . Soin , Officer Grade I, 
with effect from the 25th March 1971, 

Shri S. P , Jain , Officer Grade I, held temporary but 
complete charge of Palampur Branch for the period 27th 
March 1971 to 5th June 1971 , vice Shri O . P . Anand , 
Officer Grade 1. 

Shri K . C . Mehra, Staff Officer, Second Grade, took 
Over as Superintendent. Securities Department. New 
Delhi L . H . O ., vice Shri R . C . Kapoor, Staff Officer, 
Second Grade, with effect from the close of business on 
thg 5th April 1971 , 

Shri Satish Kumar . Officer Grade 1, took over as Field 
Officer, Development Department, New Delhi L . H . O ., 
with cffect from the close of business on the 30th March 
1971. 

Shri Khatu Ram , Officer Grade . I . took over as 
Agent, Sadar Bazar (Delhi) Branch , with effect from 
the close of business on the 17th April 1971, vice Shri 
L , D . Nagpal, Officer Grade I . 

Shri O . P . Bhatia , Officer Grade I, helding temporary 
but complete charge of Naraingarh Branch with effect 
from the 28th April 1971 ( Close ). 

Shri R . C . Kapoor, Staff Officer, Second Grade , took 
over as Superintendent, Advances Department, with 
effect from the close of business on the 30th April 1971 , 
rice Shri S , C . Bhattacharji , Staff Officer, First Grade . 

Shri S . R . Gupla , Officer Grade II , held temporary 
but complete charge of Chamba Branch , vice Shri S . C . 
Galhotra , Officer Grade JI , with cffect from the close 
of business on the 30th April 1971 to 12th June 1971 . 

Shri J. C , Kumaria , Staff Officer, Second Grade, took 
Over as Agent, Delhi Branch , as at the close oť business 
on the 8th May 1971, vice Shri M . C . Taneja , Staff Offi 
cer, First Grade . 

Shri K . S . Kohli , Officer Grade 1 , took over as Agent , 
Palampur Branch , as at the close of business on the 5th 
June 1971, vice Shri O , P , Anand , Officer Grade I. 

Shri G , C . Mittal, Officer Grade 1, took over us Agent, 
Kamla Nagar (Delhi) Branch , with effect from the close 
of business on the 10th June 1971 , vice Shri D . N . 
Choudhry , Officer Grade I. 

Shri S . N . Kathuria , Officer Grade I, took over as 
temporary Agent. Indian Institute of Technology (New 
Delhi) Brunch , with effect from the close of business on 
the 14th June 1971, vice Shri P . N . Saxena, Officer 
Grade 1, 

Shri S. C . Bhattacharji, Staff Officer, First Gţade, took 
over as Superintendent, District III , New Delhi L . H . O .. 
with effect from the close of business on the 23rd June 
1971, vice Shri H . C . Vishnoi, Staff Officer . First Grade. 

Shri O , P , Anand , Officer Grade 1, took over as Agent , 
Nirman Bhawan (New Delhi ) Branch , vice Shri S . L . 
Malhotra , Officer Grade I, with effect from the close of 
business on the 3rd July 1971, 


PART III — SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 1971 (BHADRA 27 , 1893 ) 


2239 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING , 


Shri T . N . Malhotra , Officer Grade I, took over as 
Agent, Medical Institute , Chandigarh Branch , with effect 
from the commencement of business on the 5th July 
1971. 


Regional Health Office 


Shri S . K . Sypgle , Officer Grade 1 , took over as 
Agent, Nahan Branch , with effect from the close of busi 
ness on the 10th July 1971, vice Shri M . S . Bhatnagar, 
Staff Officer, Grade III, 

Shri H . C . Bhambuni, Staff Officer , First Grade , took 
over as Superintendent, District 1 , New Delhi L . H . O ., 
with effect from the 23rd July 1970 . 


NOTICE 
Bhopal-2, the 25th August 1971 
No. 2 -15771 . - In pursuance of Sub - rule (1 ) of Rule 
5 of the Central Civil Services ( Temporary Service ) 
Rules, 1965, I hereby give notice to Smt. Kamla Kailash , 
Social Worker , that her services shall stand terminated 
with effect from the date of expiry of a period of one 
month from the date on which this notice is published 
in the Part III — Section 4 of the Gazette of India , 


Shri M , B . Mathur , Officer Grade 1 , took over as 
Field Officer, Resources Development Cell , New Delhi 
L . H . O ., with effect from the commencement of business 
on the 26th December 1970 . 


D . C . BHATTACHARYA 

Officer - in - Charge 


H . C . SARKAR 
Secretary & Treasurer 


DEPARTMENT OF POSTS & TELEGRAPHS 


Office of the Director General, Posts & 


Telegraphs 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
Omce of the Director National Sugar Institute 


(Department of Food ) 


Kanpur , the 29th December 1970 

OFFICE ORDER 


NOTICE 
New Delhi, the 1st September 1971 
No . 25 / 69 / 71 -LI, - - Postal Life Insurance EA / 50 
olicy No . 60479 - P dated 31- 5 - 54 for Rs. 2000 / - held 
by Shri Uma Nath Bajpai, having been lost from his 
custody notice is hereby given that the payment thereof 
has been stopped . The Dy. Director, PLI, Calcutta has 
heen authorised to issue a duplicato policy in favour of 
the insurant. The Public are hereby cautioned against 
dealing with the original policy . 

R . KISHORE 

Director , 
Postal Life Insurance. 


No . 5 ( 33 ) / 70 - Edu . - - Following students have been declared 
to have passed the final Examination of sugar Engineering 
Certificate Course held in November , 1970 . 


Their names are given in order of merit . 


Names 


C1155 


Position 


Il 


u 


1 . Shri Dilip Narain Athavle 
, S . Ganapathy . . 

Lakhbir Singh Dhillon 
4 . , Ravi Mohan Saxena 


1 st 
2nd 
3rd 


TIC 
TEC 


4th 


EMPLOEYS STATE INSURANCE CORPORATION 


New Delhi, the 4th September 1971 


The 9th June 1971 
No. 5 ( 35 ) /71 - Edy . - Following students have becn declared 
to have passed the Final Examinations of Khandsari Supervisor s 
Course & Khandşari Karigars ( Artisan course ) respectively 
held in the month of April , 1971 . 


Their names are ds under :-- 
Khandsari Supervisor s Course . 


No, INS.1. 2 ( 1 ) 1 / 71. - — The following draft of the 
amendment of the Employecs State Insurance (General ) 
Regulations , 1950 which the Employees State Insurance 
Corporation proposes to make in exercise of the powers 
conferred by section 97 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) is published as required by 
sub -section ( 1 ) of the said section for information of 
all persons likely to be affected thereby and notice is 
hereby given that the draft amendment will be taken 
into consideration on or after 4th October 1971 . 


Name 


Class 


Position 


1 . Shri L . Ibohal Singh 

. Kamla Kant . 
3 . , Ram Singh Ahir 
4 . , Ram Nagina Singh 
5. , P . Nabakumar Singh 


1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th 


I 
I 


Any objection or suggestions which may he received 
from any person with respect to the said draft amend 
ment before the date specified will be considered by the 
said Corporation . 

Draft amendment to the E . S .I . (General) 


. 


1st 


Regulations, 1950 


Khandsari Karlgar s ( Artisan ) Coursc 1971. 
1. Shri Bhanu Prakash Singh Chandel Ist 
2 . , Bhagwan Singh . . ! 
3. , , Hari Shankar . . . 

Sheo Narain Kurce ) 


2nd 
31d 


" 31-B . Recovery of interest : 

Any interest payable under Regulation 31 - A 
may be recovered as a arrear of land revenue." 


4th 


SURESH CHANDRA GUPTA 

DIRECTOR 


B , R . MADAN 
Deputy Insurance Conimissioner 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI 1971 


